रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 21, 2017 / भाद्र 30 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017 /BHADRA 30, 1939 


सं . 247] 
No. 247] 


संचार मंत्रालय 


( डाक विभाग) 
( डाक जीवन बीमा निदेशालय ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 सितम्बर , 2017 
फा . सं . 25 - 02/ 2017 - एल आई. राष्ट्रपति , भारत के राजपत्र सं . 85 ( भाग I), खण्ड I, असाधारण ) में दिनांक 
28 अप्रैल 2011 को प्रकाशित तथा भारत के राजपत्र सं . 240 दिनांक 18- 10 - 2012 की अधिसूचना के तहत आगे संशोधित 
" डाकघर जीवन बीमा नियमावली , 2011 ” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं 
( क ) नियम 6 के उप नियम ( 10 ) के नीचे निम्नलिखित उप नियम अंतर्वेशित की जाती है: 
(11) उन सभी निजी शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयों/ महाविद्यालयों आदि के कर्मचारियों (शिक्षण /गैर-शिक्षण ) जो 

मान्यताप्राप्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक बोर्डी(केन्द्र/ राज्य सरकारों ) जैसे सीबीएसई , आईसीएसई, स्टेट बोर्ड , 

मुक्त विद्यालय आदि से सम्बद्ध हैं । 
( 12 ) पेशेवरों जैसे डॉक्टर ( जो कि सरकारी / निजी चिकित्सालयों से परास्नातक पाठ्यक्रम कर रहे हों , रेजिडेंट 

डॉक्टर जो कि संविदा/ स्थाई आधार पर किसी भी सरकारी/निजी चिकित्सालय में कार्यरत हों आदि सहित ) 
अभियंता ( जो कि गेट प्रवेश परीक्षा पास करने के उपरान्त मास्टर/ परास्नातक डिग्री कर रहे हों , सहित ) प्रबंधन 
सलाहकार , सनदी लेखाकार जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृत हों , वास्तुकार , विधिवेत्ता 
जो कि बार काउन्सिल ऑफ ऑफ इंडिया / राज्य में पंजीकृत हों , बैंकर जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में एवं उसके 

सहायक बैंक,विदेशी बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , अधिसूचित व्यापारिक बैंक , निजी क्षेत्र के बैंकों सहित , आदि । 
(13) एनएसई( राष्ट्रीय शेयर बाजार) तथा बीएसई ( मुम्बई शेयर बाजार) के सूचिबद्ध कंपनियों के कर्मचारी जो 

सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक एवं वित्त , स्वास्थ्य / औषधि , उर्जा/बिजली, दूरसंचार , आधारभूत क्षेत्र आदि में कार्यरत 
हों तथा जो भविष्य निधि/ ग्रेच्युटी के अन्तर्गत हों और/ अथवा जिनके अवकाश संबंधी रिकार्ड उनके स्थापना में 

रखा जाता हो । 
संशोधन / आशोधन जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगे । 

विश्वपावन पति , मुख्य महा प्रबंधक (पीएलआई ) 
5799 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(Department of Posts) 
(DIRECTORATE OF PLI) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th September, 2017 
F . No. 25 -02 /2017 -LI. — The President is pleased to make the following amendments to “ Post Office 
Life Insurance Rules, 2011” published on 28th April, 2011 in Gazette of India , No. 85 ( Part-I, Section - 1 
Extraordinary ) and further amended vide Notification in Gazette of India No. 240 dated 18 - 10 - 2012. 
(a ) Following sub rules are added below sub rule (10 ) of Rule 6 : 

( 11) Employees (teaching /non -teaching staff) of all private educational institutions/schools/colleges 

etc . affiliated to recognized Boards (recognized by Centre /State Governments) of Secondary / 

Senior Secondary education i.e. CBSE , ICSE , State Boards, Open Schools , etc. 
( 12 ) Professionals such as Doctors ( including Doctors pursuing Post Graduate degree courses 

through any Govt /Private Hospitals, Residents Doctors employed on contract/permanent basis 
in any Govt/Private Hospitals etc ), Engineers (including Engineers pursuing Master s/ Post 
Graduate degree after having passed GATE entrance test), Management Consultants , Charted 
Accountants registered with Institute of Charted Accountants of India , Architects, Lawyers 
registered with Bar Council of India / States, Bankers working in Nationalised Banks and its 
Associate Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, Scheduled Commercial Banks 

including Private Sector Banks etc . 
( 13 ) Employees of listed companies of NSE (National Stock Exchange ) and Bombay Stock 

Exchange (BSE ) in IT , Banking & Finance , Healthcare/ Pharma, Energy /Power , Telecom , 
Infrastructure Sector etc , where employees are covered for Provident Fund /Gratuity and/or their 

leave records are maintained by the establishment. 
The amendments /modifications shall be effective from the date of issue. 

VISHVAPAVAN PATI, Chief GeneralManager (PLI) 


RAKESH SUKUL S Rei 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017 .09.21 22 :43:11 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


